Supplement - II 


सत्यमेव जयते 


सरक 


. 


GOVT 
.OF 


NA 


HARYAN 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


1 . 


- 


2 . 


No. 30-2019 ] CHANDIGARH , TUESDAY , JULY 23 , 2019 (SRAVANA 1 , 1941 SAKA ) 

General Review 
परिवहन विभाग हरियाणा ( राज्य परिवहन) की वर्ष 2008-09 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा । 

दिनांक 20 जून , 2019 
क्रमांक 6 / 02 / 2019-6 परि ० (I ) 
वर्ष 2008-09 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट परिवहन विभाग ( राज्य परिवहन ), हरियाणा की 43 वीं रिपोर्ट है । 

वर्ष 2008-09 में हरियाणा राज्य परिवहन के पास औसतन 3073 बसें थी । जिनका परिचालन 20 डिपो तथा 
16 उप डिपुओं द्वारा किया गया । इनमें 10.78 लाख यात्रियों ने प्रतिदिन यात्रा की । वर्ष 2008-09 में 39.28 करोड़ 
अर्जित किलोमीटर की दूरी तय की जबकि वर्ष 2007-08 में यह दूरी 39.21 करोड़ किलोमीटर थी । 
वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत कुल ₹ 173.31 करोड़ खर्चकिये गये जिनमें बसों को खरीदने के लिये 
₹ 127.23 करोड़ रूपये खर्च किये गये, जबकि भूमि एवं भवन निर्माण के लिये ₹ 14.31 करोड़ व्यय किये गये, दूसरे 
कार्य व कम्पयूटीकरण पर ₹ 31.58 करोड़ खर्च किये गये तथा ₹ 0.20 करोड़ एच ० आर ०ई ० सी ० गुड़गांवा को शेयर पूँजी 
के लिए प्रदान किए गये । 
बसों के परिचालन को सुचारू रूप से रखने के लिये वर्ष 2008-09 में 163 पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें डाली 
गई जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2009 को बसों की संख्या 3166 हो गई । 
वर्ष 2008-09 में हरियाणा राज्य की कुल आय ₹ 641.83 करोड़ हुई जबकि गत वर्ष 2007-08 में ₹ 619.83 करोड़ 
थी । आय प्रति किलोमीटर भी इस अवधि में बढ़कर 1581 पैसे से 1634 हो गई और जो वर्ष 2007-08 में औसतन 
आय प्रति गाड़ी मास ₹ 157430 थी और जो बढ़कर 2008-09 में ₹ 174050 हो गई । 
वर्ष 2007-08 में हरियाणा राज्य परिवहन का कुल व्यय ₹ 735.13 करोड़ था , जो बढ़कर 2008-09 में ₹ 844.85 करोड़ 
हो गया । इससे प्रति किलोमीटर परिचालन व्यय में वृद्धि हुई जो कि 1875 पैसे से बढ़कर 2151 पैसे प्रति किलोमीटर 
हो गई । औसतन व्यय प्रति गाड़ी प्रति मास ₹ 186714 से बढ़कर ₹ 229105 हो गई । व्यय से आय कम होने के कारण 
हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008-09 में ₹ 203.02 करोड़ की हानि हुई । 
वर्ष 2008-09 में हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन गुड़गांव द्वारा 174 बस बाडिज़ तैयार की गई थी जबकि 
गत वर्ष 2007-08 में 159 नई बस बाडिज़ तैयार की गई थी । 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


धनपत सिंह, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार, 

परिवहन विभाग । 


( 95 ) 


96 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 23 , 2019 (SRVN . 1 , 1941 SAKA) 


Review of the Annual Administrative Report of the Transport Department, Haryana 

for the Year 2008-2009 


The 20th June , 2019 


No. 6 /02/2019-6T (I ). - 


2 . 


The present report is the 43rd Annual Administrative Report of the Transport Department, Haryana. The report 
is highlighting the commercial wing i.e. Haryana Roadways . 

COMMERCIAL WING (HARYANA ROADWAYS) 
1 . During the year 2008-09 Haryana Roadways had an average fleet strength of 3073 buses which were operated 

from its 20 depots and 16 sub depots . These buses carried 10.78 Lacs passengers daily . These buses covered 
total 39.28 Crores effective Km . during 2008-09 as compared to 39.21 Crores Kms. during the previous year 
(2007-08 ) . 
Out of a total plan expenditure of 173.31 Crores for annual plan 2008-09 , 127.23 Crores were spent under 
the scheme of Acquisition of fleet , 14.31 Crores were spent on Land & Building Programme, * 31.57 Crores 
were spent on Computerisation & Other Work and 0.20 Crores were invested in PSU’s – share capital to 
HREC , Gurgaon . 
In order to keep the fleet healthy and fit for operation 163 old buses were replaced with new ones during the 

year 2008-09 . The fleet strength of Haryana Roadways as on 31st March , 2009 was 3166 buses. 
4 . 

The total receipt of Haryana Roadways for the year 2008-09 was 1641.83 Crores as against 619.83 Crores in 
the previous year (2007-08 ). The receipt per Km . increased from 1581 paise to 1634 paise during this period . 
The average receipt per vehicle per month increased from 157430 (2007-08 ) to 174050 during the year 
2008-09 . 
Total expenditure of Haryana Roadways increased from 3735.13 Crores (2007-2008 ) to +844.85 Crores in 
2008-09. This was also reflected in increase in expenditure per Km . The expenditure per Km . increased from 
1875 paise to 2151 paise during this period . The average expenditure per 

vehicle per month increased from 
186714 to $ 229105 . Due to higher expenditure and lower receipt the Haryana Roadways was in loss of 

203.02 Crores during 2008-09 . 
6 . Haryana Roadways Engineering Corporation , Gurgaon fabricated 174 bus bodies during the year 2008-09 

compared to 159 fabricated in the previous year 2007-08 . 


3 . 


5 . 


DHANPAT SINGH , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Transport Department. 


57162 — C.S.H.G.P ., Chd . 


